सत्यमेव जयते 


INA. 


•LNOd 


OFT 


HAR 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 5- 2018/ Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 11, 2018 (PAUSA 21, 1939 SAKA ) 

हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 11 जनवरी , 2018 
संख्या. 18 / 168 / 2017 - 3क1 : - हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम - 10 तथा हरियाणा 
सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 18 / 168 / 2017 - 301, दिनांक 11 दिसम्बर , 2017 के सन्दर्भ में 
तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में सभी जारी आदेशों / अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा 
नगरपालिका फर्रुखनगर, जिला - गुरूग्राम के वार्डों के परिसीमन हेतु निम्न अनुसार प्रकाशित करते है : 

सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं0. 01 : - उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ नगरपालिका की उत्तरी - पूर्वी सीमा आरम्भ होती है, से गऊशाला रोड पर 
दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मिनी बाई पास के संगम तक , उसके बाद पश्चिम दिशा में उक्त रोड के साथ - साथ जाते हुए 
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोड के संगम तक , उसके बाद उक्त रोड के साथ - साथ जाते हुए बशीरपुर रोड के संगम तक , 
उक्त रोड के साथ - साथ जाते हुए पवन ( सुखबीर) के मकान के सामने से गली में पश्चिम दिशा की ओर भीम सैनी ( मोहर 
सिंह ) के मकान के सामने से होते हुए दीन दयाल (बदलू ) के मकान तक, उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर सुरेन्द्र पण्डित के 
मकान तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए धन्नुराम प्रजापत के मकान के सामने से होते हुए प्रदीप ( मोहर सिंह ) 
के मकान के सामने के पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए कमलेश (जिले सिंह ) मे मकान तक, बीरबल आगरी के मकान से 
दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए राजेन्द्र ( दयाराम ) के मकान के सामने से उक्त रास्ते के साथ जाते हुए श्याम मंदिर रोड के 
संगम तक, उक्त रोड के साथ जाते फिरनी रोड के संगम तक , उसके बाद उक्त रोड के साथ जाते हुए सैल फार्म रोड के 
संगम तक , उसके बाद उक्त रोड के साथ - साथ जाते हुए उस स्थान तक जहाँ नगरपालिका की पश्चिम सीमा से काटती है । 
उसके बाद नगरपालिका की पश्चिमी व उत्तरी सीमा के साथ - साथ जाते हुए उस स्थान तक जहाँ उत्तरी - पूर्वी सीमा तक , जो 
कि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0. 02 : - जय कुमार (मुखराम) के मकान से पश्चिम की ओर संजय (मोहन लाल) के मकान तक , पुनः दक्षिण दिशा की 
ओर प्रदीप (फतेह सिंह ) मकान से चलते हुए जगदीश (बलबीर), धर्मबीर (बलबीर) के मकान तक , इसके बाद पुनः पश्चिम दिशा 
की ओर चलते हुए होशियार (मुंशीराम ) के मकान तक , उसके बाद दक्षिण की ओर सुखराम (मुरलीराम ) के मकान तक , उसके 
बाद चौगाण माता से साथ - साथ जाते हुए पश्चिम दिशा की ओर श्याम मंदिर रोड के संगम तक , उसके बाद उक्त रास्ते के 
साथ - साथ जाते हुए फिरनी पर स्थित चौगाण माता मन्दिर फिरनी रोड के संगम तक , उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर 
राजू बंसल प्लाट के साथ से गली में पूर्व दिशा की ओर बाबू लाल ( अमीचन्द ) के मकान के सामने से कप्तान ( लक्ष्मी नारायण) 


( 116 ) 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), JAN . 11, 2018 (PAUS. 21, 1939 SAKA ) 


117 


के मकान के सामने से जाते हुए पशु अस्पताल के संगम तक , उसके बाद उक्त रास्ते के साथ - साथ जाते हुए आदर्श स्कूल 
जैन गली के संगम तक , उसके बाद उत्तर दिशा में वशीरपूर रोड जैन मन्दिर के सामने से जाते हुए निरंजन (रमेश) के मकान 
के संगम तक, पूर्व दिशा की ओर आत्माराम एण्ड सन्स् के खाली प्लाट के साथ से जाते हुए साधूराम के मकान के साथ उत्तर 
दिशा की ओर रामरती (किशोरी ) के मकान से जगदीश मास्टर के मकान तक , उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ते हुए जय कुमार 
(मुखराम ) के मकान तक , जो कि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0. 03 : - प्रारम्भिक बिन्दू नीना देवी ( मदन सैनी) के मकान से दक्षिण की ओर शेर सिंह ( तारा चन्द ), यशबीर 
(पाले चन्द ), बलबीर सैनी ( दीन दयाल) के मकान के सामने से हरि किशन पण्डित (राजेन्द्र ) के सामने से पूर्व दिशा की ओर 
दलीप पण्डित के मकान के सामने से पूर्ण (मक्खन ) के मकान से होते हुए नरेश खंडेलवाल ( साईकल वाला ) की दुकान तक , 
उसके बाद दक्षिण - पश्चिम दिशा की ओर होशियार ( लाला राम) के मकान के सामने से मैन बाजार से होते हुए राजीव चौक 
तक , उसके बाद उत्तर दिशा की ओर फूल चन्द जैन की दुकान से होते हुए वशीरपूर रोड पर सोमनाथ की दूकान के सामने 
से सत्य नारायण के मकान तक , उसके बाद पूर्व दिशा की ओर हुक्म चन्द (बलबीर) के मकान से होते हुए पूर्व दिशा की ओर 
सुषमा ( नवीन ) के मकान तक, उसके बाद उत्तर दिशा में साधूराम ( प्रभूदयाल) के मकान से सामने से चन्द्रभान ( बदलू) के 
मकान तक, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर दिनेश सैनी ( दयाराम सैनी) के मकान से नीना देवी ( मदन सैनी) के मकान तक, जो 
कि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0. 04 : - प्रारम्भिक बिन्दू नेतराम ( बदलू) के मकान से पूर्व दिशा में गऊशाला की दीवार के साथ चलते हुए 
हरिचन्द सैनी प्रधान ( रामचन्द ) के मकान के सामने वाली गली से होते हुए, दक्षिण दिशा में जाते हुए गुलशन शर्मा चक्कीवाला, 
शारदा (रमेश) के मकान के साथ से मैन बाजार से होते हुए सतीश सैनी ( जनरल स्टोर) दुकान से पश्चिम दिशा की ओर 
मातूराम बाल्मिकी के मकान के समाने से ओम प्रकाश ( दाताराम ) के मकान तक , उसके बाद उत्तर दिशा की ओर 
अनीता ( सन्दीप), जोगिन्द्र सैनी ( लाल सिंह), नरेश पण्डित ( दयाराम ) के मकान से सामने से होते हुए प्रारम्भिक बिन्दू 
नेतराम (बदलू ) के मकान तक , जो कि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड न० . 05 : - प्रारम्भिक बिन्दू वशीरपूर गेट पूर्व दिशा की ओर मैन झज्जर रोड को पार करते हुए मिनी बाई पास पर स्थित 
कर्मबीर ( प्रभूदयाल) के मकान के सामने से मुकेश (बिशन सैनी ) के मकान तक , उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर 
ऋषिराज (कंवर सिंह ) के मकान के सामने से लगभग 785 फूट सीधा चलते हुए पूर्व दिशा की ओर सदाराम सैनी की दुकान 
के सामने से दक्षिण की ओर मैन सुल्तानपूर रोड पर चलते हुए वजीरपूर के संगम तक , उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर 
हनुमान मन्दिर ( बावडी वाला) के सामने से होते हुए बस स्टैण्ड के पीछे से होते हुए दिल्ली गेट उत्तर दिशा की ओर गली 
सैनीयान डा0 रामोतार के मकान के सामने से होते हुए मदन सैनी (सिंहराम) के मकान के सामने से दीनदयाल सैनी (रघुनाथ ) 
के सामने से होते हुए श्याम कला के मकान तक, इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुड़ते हुए मामचन्द सैनी के मकान से 
दक्षिण दिशा की ओर सैनी चौपाल होते हुए इन्द्र सैनी हलवाई के मकान तक, उसके बाद पश्चिम - उत्तर की ओर रास्ता 
धानकान बस्ती होते हुए ओम प्रकाश (बिहारी ) के सामने से विष्णु (गणपत ) के मकान से साथ से होते हुए धर्म सैनी के मकान 
से होते हुए ज्योति सैनी में मकान वशीरपूर रोड के संगम तक, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर हरीश सैनी (मामचन्द ) के मकान 
के सामने से वशीरपूर गेट तक , जो कि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0 . 06 : - उस बिन्दू से आरम्भ होकर जहाँ नगरपालिका की उत्तरी - पश्चिमी सीमा आरम्भ होती है , से गऊशाला रोड पर 
दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मिनी बाई पास के संगम तक , उसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलते हुए जगदीश 
( भगवान सिंह ) के मकान के सामने से दक्षिण दिशा की ओर लगभग 785 फुट तक विजय ( रामजी लाल), चॉद सिंह (इन्द्रराज ), 
जितेन्द्र ( सुरेन्द्र ) के मकान के सामने के चलने के बाद पूर्व दिशा में सुल्तानपूर रोड तक, उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर 
वजीरपूर रोड के संगम तक , उसके बाद पूर्व दिशा की ओर अनाज मण्डी के सामने से नगरपालिका की पूर्वी - दक्षिणी सीमा 
तक, उसके नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ उत्तर दिशा की ओर चलते हुए दुर्गा ( दयाराम ) एवं हीरालाल (हरीसिंह ) के 
मकान के सामने से होते हुए महेन्द्र सैनी, रामनगीना ( चन्द्रीका ) के मकान के सामने से पश्चिम दिशा की ओर गऊशाला के 
साथ - साथ एवं नगरपालिका की सीमा के साथ - साथ उस स्थान तक जहाँ नगरपालिका की उत्तरी - पश्चिमी सीमा तक , जो कि 
प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0. 07 : - प्रारम्भिक बिन्दू वजीरपूर रोड पर माँ वैष्णों फूट दुकान, राधे स्वीट्स के साथ से पूर्व दिशा की वजीरपूर रोड 
पर चलते हुए नगरपालिका की पूर्वी सीमा तक, उसके बाद दक्षिण नगरपालिका सीमा के साथ - साथ चलते हुए मीना ( राजेश), 
सन्दीप (जयकिशन ) के मकान के सामने से नगरपालिका की दक्षिणी सीमा तक , उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर चाँदनगर 
रोड को काटती है, से उत्तर दिशा की ओर चॉदनगर रोड पर चलते हुए कमलेश ( नरेन्द्र ) के मकान के सामने से पश्चिम दिशा 
की ओर मुड़ते हुए रोड के बाई ओर किशन सैनी ( बलबीर सैनी) अम्बा टाईलस के सामने से कच्चा रास्ता से जगजीत , 
महेन्द्र ( जय किशन ) के मकान के सामने से वत्स कॉलोनी, बी . डी . ओ. कॉलोनी के साथ - साथ जाते हुए माँ वैष्णों फूट दुकान , 
राधे स्वीट्स वजीरपूर रोड तक , जो कि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0. 08 : - प्रारम्भिक बिन्दू बस स्टैण्ड (पटौदी रोड - वजीरपूर रोड ) के संगम से पूर्व दिशा कि ओर वजीरपूर रोड पर 
गोगा पीर मन्दिर , भारत ट्रेडिंग स्टोर तक, उसके बाद साथ वाली गली में साथ - साथ जाते हुए दक्षिण दिशा की ओर 
कच्चे रास्ते से खण्डोलिया निवास ( रामप्रसाद सैनी ) के मकान के साथ - साथ जाते हुए कुलभूषण वर्मा, आनन्दपाल सिंह 


118 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JAN . 11, 2018 (PAUS . 21, 1939 SAKA ) 


( पान सिंह ) के मकान के सामने से पश्चिम दिशा की ओर गोविन्द (चिरंजी ) के मकान के साथ से चॉदनगर रोड के संगम 
(किशन सैनी (बलबीर सैनी) अम्बा टाईलस के सामने) तक , पुन: पश्चिम दिशा की ओर उक्त रोड के साथ - साथ जाते हुए 
पटौदी रोड के संगम तक , उसके बाद उत्तर दिशा की ओर जाते हुए बस स्टैण्ड (पटौदी रोड - वजीरपूर रोड ) के संगम तक , 
जो कि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0. 09 : - प्रारम्भिक बिन्दू बस स्टैण्ड ( पटौदी रोड- वजीरपूर रोड) के संगम से दक्षिण दिशा की ओर पटौदी रोड के 
साथ - साथ नारायण सिंह पूर्व मंत्री के मकान तक , उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर पातली गेट चन्दी ( प्रभाती ) से दक्षिण 
दिशा की ओर संजय ( बलबीर) के मकान तक , उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर पन्ना लाल ( हुक्म चन्द ) के मकान तक , 
उसके बाद उत्तर दिशा की ओर चौखराज ( सूरजभान ) के मकान तक, उसके बाद पश्चित में रोशन के मकान तक, उसके बाद 
उत्तर दिशा में चन्दी ( प्रभाती) की दूकान पातली गेट के संगम तक, उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर विजय ( कुन्दन लाल) के 
मकान के सामने से बजरंग के मकान तक , उसके बाद उत्तर दिशा में गली कुम्हारान संतरा देवी ( मकखन लाल) के मकान 
तक, उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़ते हुए शनिदेव मन्दिर वाली गली से होते हुए पुरानी रामलीला ग्रांउड के पास 
ठाकूर जी मन्दिर से मेन बाजार पूर्व दिशा की ओर दिल्ली गेट से होते हुए बस स्टैण्ड ( पटौदी रोड - वजीरपूर रोड ), जो कि 
प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0. 10 : - प्रारम्भिक बिन्दू आर० के० इलैक्ट्रोनिक से दक्षिण दिशा की ओर रामलीला ग्रांउड होते हुए रणधीर 
( भगवान दास) के मकान के सामने से ठाकुर जी मन्दिर होते हुए शनिदेव मन्दिर गली में किरणपाल ( इन्द्रसिंह ) के मकान तक , 
उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर अनिमेश यादव के मकान तक, इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर रमेश पण्डित के मकान से 
गोपाल सोनी ( बब्बू ) के मकान के सामने से लक्ष्मण सैनी के मकान तक, उसके बाद पूर्व दिशा में जापानी गुप्ता के मकान तक , 
इसके बाद दक्षिण दिशा में महीपाल ( हरीसिंह ) से होते हुए पश्चिम दिशा की ओर धर्मपाल ( गोपीराम ), हरिओम (मुंशीराम ) के 
मकान से होते हुए राजेन्द्र ( रामसिंह ), बावरिया चौपाल सरकारी अस्पताल रोड के संगम तक , उसके बाद उत्तर दिशा में 
गजेन्द्र जैन की दूकान मैन बाजार रोड के संगम तक , उसके बाद पूर्व दिशा में आर० के० इलैक्ट्रोनिक तक , जो कि प्रारम्भिक 
बिन्दू है । 
वार्ड नं0. 11 : - प्रारम्भिक बिन्दू पटौदी रोड व चॉदनगर रोड के संगम से आरम्भ होकर चॉदनगर रोड के साथ - साथ जाते हुए 
उस स्थान तक जहाँ यह नगरपालिका की दक्षिणी सीमा से कटती है, उसके बाद नगरपालिका की दक्षिणी व पश्चिमी सीमा के 
साथ - साथ जाते हुए फाजिलपूर रोड के संगम तक, उसके बाद उत्तर दिशा की ओर जाते हुए हुए पटौदी रोड के संगम तक , 
उसके बाद सतबीर (बिन्दर) दुकान से उत्तर दिशा में प्रेम टेलर के मकान के सामने से जाते हुए हरदेवा ( पातली गेट ) के 
मकान से होते हुए प्रारम्भिक बिन्दू पटौदी रोड व चाँदनगर रोड के संगम तक , जो कि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड नं0. 12 : - प्रारम्भिक बिन्दू पटौदी रोड फाजिलपूर रोड के संगम से आरम्भ होकर फाजिलपूर रोड के साथ - साथ जाते हुए 
नगरपालिका की दक्षिणी सीमा तक, उसके बाद नगरपालिका की उत्तरी व पश्चिमी सीमा के साथ - साथ जाते हुए जहाँ 
नगरपालिका सीमा पटौदी रोड तथा हेलीमण्डी रोड को काटती है , उसके बाद सैल फार्म रोड के संगम तक, उसके बाद पूर्व 
की ओर फिरनी पर स्थित बुर्ज तक , उसके बाद दक्षिण दिशा में धनखड़ स्कूल के सामने से मैन हेलीमण्डी रोड तक , उसके 
बाद पूर्व दिशा में यादव इलैक्ट्रोनिक दूकान के सामने से गली में उत्तर दिशा की ओर चलते हुए हवा सिंह ( हुक्मचन्द ) के 
मकान से होते हुए पूर्व दिशा की ओर देशराज (श्रीचन्द ) के मकान के सामने से पवन (मुरलीराम ) के मकान के साथ - साथ 
जाते हुए शेर सिंह ( चन्दर) के मकान तक , उसके बाद विनोद (रतन लाल) के मकान से जाटव चौपाल के सामने से 
पटौदी रोड फाजिलपूर रोड के संगम तक , जो कि प्रारम्भिक बिन्दू है । 
वार्ड न0. 13 : - प्रारम्भिक बिन्दू राजीव चौक से पूर्व दिशा की ओर खाद्य आपूर्ति कार्यालय तक , उसके बाद दक्षिण दिशा की 

ओर जयबीर (प्यारे लाल ) के मकान के सामने से होते हुए विनोद देवी ( बहादुर सिंह ) के मकान के साथ से पूर्व दिशा की ओर 
जोगिन्द्र ( प्रताप ) के मकान, हनुमान मन्दिर के सामने से दक्षिण की ओर मुड़ते हुए मेन हेली मण्डी रोड के संगम तक , इसके 
बाद पश्चिम दिशा में इसी रोड पर चलते हुए सरकारी अस्पताल तक, इसके बाद उत्तर दिशा की ओर फिरनी से होते हुए 
नगरपालिका कार्यालय के सामने से होते हुए सैयद बाबा से जाते राजेन्द्र ( चन्दिया ) के मकान से पूर्व दिशा की ओर अजय 
( जय सिंह), राजू बंसल ( मोतीराम ) के मकान से सामने से होते हुए महेन्द्र जैन के मकान तक , उसके बाद दक्षिण की ओर जैन 
धर्मशाला से सामने से राजीव चौक तक , जो कि प्रारम्भिक बिन्दू है । 


आनन्द एम . शरन , 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JAN . 11, 2018 (PAUS . 21 , 1939 SAKA ) 


119 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 


Notification 


The11th January , 2018 


No. 18 / 168 / 2017 - 3C1. — In pursuance of the provisions of Rule - 10 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Ward Rules , 1977 and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department notification 
No. 18 / 168/ 2017 - 3C1, dated 11th December, 2017 and in supersession of all previous orders/notifications issued in 
this behalf, the Governor of Haryana hereby publish the delimitation of the wards of Municipal Committee, 
Farrukh Nagar, District – Gurugram as under : 


Schedule of Boundaries 
Ward No. 01 : - Starting point from theMC Boundary at North - Eastern Side, now from this starting point along with 
Southern way Gaushala Road upto Mini Bye Pass T -point. Now from this point on Western side upto Govt. Sr. Sec . 
School Road T - Point. From this point at the road upto Bashirpur Road T - point, after this following this road through 
the H / o Pawan (Sukhbir ) and towards the gali which is situated in front of Pawan (Sukhbir) to the H / o of Bhim Saini 
(Mohar Singh ) followed road situated in front of this house to H /o Deen Dayal (Badlu ), Then turn to Western Side 
upto the H /o Surender Pandit , Then turn to Southern Side continue to the front side of Dhannu Ram Prajapat and 
Pradeep (Mohar Singh ) residence then continue to Western Side upto the H /o Kamlesh (Zile Singh ). Then from the 
H / o Birbal Aagri to Southern Side to the front side of H /o Rajender (Daya Ram ) and continue to the same road to 
Shyam Mandir Road Joint and upto FIRNI Road Joint. Then followed the same road upto which point where this road 
touch the Municipal Committee Boundary towards Western Side. Then continue to the Western -Northern Boundary 
of Municipal Committee upto Northern - Eastern Boundary of Municipal Committee , which is the starting Point. 
Ward No. 02 : - Starting point from the H /o of Jai Kumar (Mukh Ram ) to Western Side upto the H /o Sanjay 
(Mohan Lal), Then to Southern Side towards the H /o Pradeep ( Fateh Singh ) upto the H /o Jagdish (Balbir ), Dharambir 
(Balbir), After this turn to Western Side upto the H /o Hoshiar Singh (Munshi Ram ), After that towards Southern Side 
upto the H /o Sukh Ram (Murli Ram ), After that followed the Chauganan Mata adjoining road towards Western Side 
to Shyam Mandi Road Joint. After that continued on the same road upto the joint of Chauganan Mata Mandir situated 
at firni. After that turn to Western side towards the Plot of Raju Bansal to adjoining gali towards Northern Side in 
front of Babu Lal (Ami Chand) residence to H /o Kaptan (Laxmi Narain ) and front side road to Govt. Veterinary 
Hospital Road Joint. After that continue on the same road upto the joint of Adarsh School Jain Gali, After that 
Basirpur Road Jain Mandir s front side upto the H /o Niranjan (Ramesh ) Joint. Then followed to the Northern Side 
towards the Vacant Plot of Atma Ram & Sons and continue to the H / o Sadhu Ram , from the North Side towards 
H /o Ram Rati (Kishori) upto the H /o of Jagdish Master, Then turn to Northern Side towards the H /o Jai Kumar 
(Mukh Ram ), which is the starting Point. 
Ward No. 03 : - Starting point from the H /o Neena Devi (Madan Saini) and then turn to Southern Side to the 
H /o Sher Singh ( Tara Chand ), Yashbir ( Pale Chand), Balbir Saini (Deen Dayal) crossing to all these residence to the 
H /o of Hari Kishan Pandit (Rajender ) and from the front of this house turn to the H /o Puran (Makhan ) front side of 
his residence upto the Shop of Naresh Khandelwal (Cyclewala ). After that turn to Southern -Western Side to the 
H /o of Hoshiar (Lala Ram ) and passing through from this house to Main Bazar to Rajeev Chowk , after that turn to the 
Northern Side to the Shop of Phool Chand Jain towards Basirpur Road from front of the Shop of Som Nath to 
H /o Satya Narain , Then turn to Northern Side to the H /o Hukam Chand (Balbir ) to the Eastern Side upto 
the H /o Hukam Chand (Balbir) and Sushma (Naveen ). After that turn to Northern Side to the H /o Sadhu Ram 
( Prabhu Dayal), from the front of this house upto the H / o Chander Bhan (Badlu ). After that turn to Eastern Side to the 
H / o Dinesh Saini (Daya Ram Saini) upto the H /o Neena Devi (Madan Saini), which is the starting Point. 


Ward No. 04 :- Starting point from the H /o Net Ram (Badlu ) towards Eastern Side to adjoining the wall of Gaushala 
towards H /o Hari Chand , President,MC, Farukh Nagar (Ram Chand) followed by the front side gali through Southern 
Side continue upto the H /o Gulshan Sharma, Chakki wala (Ramesh ), adjoining to this house through Main Bazar 
towards the shop of Satish Saini (General Store ) and turn from here to Western Size to H / o Matu Ram Balmiki, from 
the front of his house upto the H / o Om Parkash (Data Ram ), Then turn to Northern Side to the H /o Anita ( Sandeep ), 
Joginder Saini (Lal Singh ), Naresh Pandit (Daya Ram ) and continue to the H / o Net Ram (Badlu ), which is the starting 
Point. 


Ward No. 05 :- Starting point from Basirpur Gate to Eastern Side and crossing to the Main Jhajjar Road continue to 
the H / o Karambir (Prabhu Dayal) situated on the Mini Bye Pass Road . From the front of this house continue to the 
H /o Mukesh (Bishan Saini) and then turn to Southern to the H /o Rishi Raj (Karambir). From the front of this house 


120 


HARYANA GOVT.GAZ . (EXTRA .), JAN . 11, 2018 (PAUS . 21, 1939 SAKA ) 


continue to 785 feet straight to the Northern Side to the Shop of Sadaram Saini. From the front of this Shop turn to 
Southern Side to Main Sultanpur Road continue upto Wazirpur Joint. Then turn to Western Side towards Hanuman 
Mandi (Bawriwala ) and followed by this road behind the Main Bus Stand and Delhi Gate Northern Side Gali 
Sainiyan to the H /o Dr. Ramavtar and from the front of this house to the H /o Madan Saini (Singh Ram ) and 
Deen Dayal Saini (Raghunath ) turn to Western Side towards to Mam Chand Saini, from the front of this house turn to 
Southern Side to Saini Choupal continue to the H /o Inder Saini Halwai, Then turn to Western -North Side to 
DHANKAN BASTI towards H /o Om Parkash ( Bihari ) and follow the front side road to the H /o Vishnu (Ganpat) 
adjoining from this house continue to the H /o Dharm Saini towards H /O Jyoti Saini upto Basirpur Road joint. Then 
turn Eastern side to the H /o Hari Saini (Mam Chand ), from the front of this house continue to Basirpur Gate , which is 
the starting point. 
Ward No. 06 :- Starting point from the Outer Boundary Northern -Western of M .C . Farrukhnagar to Gaushala Road 
continue to Southern Side upto joint of Mini Bye Pass, Then turn to Eastern to the H /o of Jagdish (Bhagwan Singh ), 
from the front of this house to Southern Side continue upto 785 ft . approx . in the front of H / o Vijay (Ramji Lal), 
Chand Singh (Indraj), Jitender (Surender ) towards Northern Side to the Sultanpur Road , Then turn to Southern Side 
upto the joint of Wazirpur Road , Then turn Northern side towards Anaj Mandi, From the front of this point continue 
towards Eastern -Southern Boundary of Municipal Committee and followed this boundary towards Northern Side 
H /o Durga (Dayaram ) and Heera Lal (Hari Singh ) followed the front side road of these houses towards the 
H / o Mahender Saini, Ram Nagina ( Chandrika ) followed the front road of these houses, turn to Western Side towards 
Gaushala and adjoining to Gaushala and Municipal Boundary upto North -Western Boundary Line, which is the 
starting point. 
Wards No .07 :- Starting point from Maa Vaishno Fruit Shop situated on Wazirpur Road , Adjoining from 
Radhey Sweets turn to Northern Side continue to Wazirpur Road upto Municipal Committee Boundary of Northern 
Side, After that continue Southern Boundary of Municipal Committee upto the H / o Meena (Rajesh ), From the front 
side of Sandeep (Jai Kishan ) residence Municipal Committee Boundary towards Southern Limit, After that turn to 
Western Side towards Chand Nagar Road touching point, from there turn to Northern Side continue upto H /o 
Kamlesh (Narender ), in front of this point towards Western Side from the H /o , Kishan Saini (Balbir Saini) 
Amba Tiles, situated at the Left side of Road , followed the Kaccha Road in front of Jagjeet, Mahender (Jai Kishan ) 
and continue Vats Colony , BDO Colony and to Maa Vaishno Fruit Shop , Radhey Sweets Wazirpur Road, which is 
the starting point. 
Ward No. 08 :- Starting point from Bus Stand (Pataudi-Wazirpur Road ) joint towards Eastern Side to Gogapir 
Mandir situated Wazirpur Road upto Bharat Trading Co . Turn to adjoining Gali towards Southern Side Kachha Rasta 
H / o Khandolia House (Ram Prasad Saini) continue upto the H /o Kul Bhushan Verma, Anand Pal Singh ( Pan Singh ), 
from the front of this house turn to Western Side towards H /o Govind (Chiranji), adjoining from this house continue 
to Chand Nagar Road joint upto Kishan Saini (Balbir Saini) Amba Tiles, then turn to Western Side followed to the 
Road upto Pataudi Road Joint, Than turn to North Side towards Bus Stand (Pataudi-Wazirpur Road ) joint, which is 
the starting Point 
Ward No. 09 :- Starting Point from Bus Stand ( Pataudi-Wazirpur Road ) joint, then followed Pataudi Roads upto the 
H /o Ex-Minister Narain Singh , Then turn to Patli Gate H /o Chandi (Prabhati ) turn to Southern Side to the H /o Sanjay 
(Balbir ), Then turn to Western Side Panna Lal (Hukam Chand), then turn to Northern Side upto the H /o Chok Raj 
( Suraj Bhan ), Then turn to Western Side upto the H / o of Roshan , Then turn to Northern Side upto the Shop of Chandi 
( Prabhati) situated at Patli Gate Joint. Then turn to Western Side to the H /o Vijay (Kundan ), from the front of this 
house upto the H /o Bajrang. Then turn to Northern Side to Gali Kumaharan upto the H /o Santra Devi (Makhan Lal). 
Then turn to Eastern Size towards Shani Dev Mandir Gali continue to Purana Ramleela Ground and nearby 
Thakur Ji Mandir to Main Bazar towards Northern Side to Delhi Gate to Bus Stand ( Pataudi-Wazirpur Road ) joint, 
which is the starting point. 
Ward No. 10 :- Starting Point from R .K . Electronics towards Southern Side continue to Ram Leela Ground to the 
H / o Randhir Singh (Bhagwan Dass ), from the front of this house continue to Thakur Ji Mandir towards Shani Dev 
Mandir Gali upto the H /o Kiran Pal (Inder Pal), Then turn to Western Side upto the H /o Animesh Yadav, Then turn to 
Southern Side to the H /o Ramesh Pandit continue to the H /o of Gopal Soni (Babbu ), from the front of this house upto 
the H / o Laxman Saini, Then turn to Eastern Side to H / o Japani Gupta , Then turn to Southern Side to the H /o Mahipal 
(Hari Singh ) continue to Western Side to H /o of Dharam Pal (Gopi Ram ), Hariom (Munshi Ram ) followed the road in 
front of these houses towards Rajender (Ram Singh ), Bawaria Choupal and Govt. Hospital Road Joint. Then turn to 
Northern Side and continue upto the shop of Gajender Jain Main Bazar Road Joint and then turn to Eastern Side to 
R . K . Electronics, which is the starting point. 


HARYANA GOVT .GAZ . (EXTRA .), JAN . 11, 2018 (PAUS . 21 , 1939 SAKA ) 


121 


Ward No. 11 :- Starting Point Pataudi- Chand Nagar Road Joint, continue to Chand Nagar Road to Southern Side 
Municipal Committee limit joint, Then turn to Southern -Western Municipal Committee Boundary limit towards 
Fazilpur Road joint. Then turn to Northern Side towards Pataudi Road Joint, from the shop of Satbir ( Binder ) to 
Northern Side continue in the front of H /o of Prem Tailor to H / o Hardeva ( Patli Gate ) to Pataudi- Chand Nagar Road 
Joint, which is the starting Point. 
Ward No. 12 : - Starting from Pataudi- Fazilpur Road Joint, continue to Fazilpur Road upto Southern Boundary of the 
Limit Municipal Committee , Then turn to Northern Side towards the Northern -Western Boundary of Municipal 
Committee upto the joint where the Northern -Western boundary touch of Municipal Committee touch the 
Pataudi-Hailymandi Road continued upto Cell Form Road joint, Then turn to Eastern Side towards Burz situated at 
Firni. Then turn to Southern Side to Dhankar School. From the front of this towards Haily Mandi Road . Then turn to 
Eastern Side to Yadav Electronic Store and from the front of this shop turn towards Northern Size to the 
H /o Hawa Singh (Hukam Chand ) and continue to Eastern Size H /o Desh Raj (Shri Chand ) from the front of this 
house continue to H /o Pawan (Murli Ram ) and followed the road in front of this house upto the H /o Sher Singh 
(Chander ), then continue to the H /o of Vinod (Rattan ) to Jatav Choupal, from the front of this Choupal to Pataudi 
Fazipur Road joint, which is the starting point. 
Ward No. 13 :- Starting point from Rajeev Chowk to Northern Side towards Food & Supply Office. Then turn to 
Southern Side continue from the front side of the H /o Jaibir (Pyare Lal) towards H /o Vinod ( Bahadur Singh ) and 
adjoining from this house towards Northern Side to the H /o Joginder (Pratap ), from the front of the Hanuman Mandir 
to Southern Side to Main Haily Mandi Road Joint. Then turn to Western Side and continue on the same road towards 
Government Hospital , Then turn to Northern Side followed through FIRNI to Municipal Committee Office and from 
the front side M . C . Office to Sayed Baba upto the H / o Rajender (Chandiya) and turn to Eastern Size towards the 
H /o Ajay (Jai Singh ), Raju Bansal (Moti Ram ) upto the H /o Mahender Jain , Then turn to Southern Side to the Jain 
Dharamshala to Rajeev Chowk, which is the starting point. 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department. 


55908 – C .S . - H .G .P ., Chd . 


